रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L .- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( ii ) 
PARTI - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 1021 ] 
No. 1021] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 23, 2005 / आश्विन 1, 1927 
. .. NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2005/ASVINA 1, 1927 


। 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 सितम्बर , 2005 
का. आ . 1387 ( अ ) . - जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 22 नवम्बर, 1994 की 
अधिसूचना सं. का. आ. 839( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने साबरकांथा चैरिटेबल ट्रस्ट , द्वारा डॉ. नवीन मोदी, मनोचिकित्सक, अवकार अस्पताल , 
खोदियार काम्प्लैक्स, डॉ . गांधी रोड, हिम्मत नगर -383001 ( गुजरात ) द्वारा साबरकांथा, उत्तरी गुजरात और राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मंदबुद्धि 
( मैन्टली रिटार्डिड ) बच्चों का स्कूल चलाने के लिए कर निर्धारण वर्ष 1995--1996 से आरम्भ होने वाले वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर विनिर्दिष्ट किया था ; जिसे बाद में दिनांक 20 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना 
सं . का. आ . 825 ( अ ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1996 - 1997 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था 

और जबकि दिनांक 29 सितम्बर , 2001 की अधिसूचना सं. का . आ . 925( अ ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष 
से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ; 

____ और , जबकि , दिनांक 10 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं. का . आ. 743 ( अ ) द्वारा अनुमानित लागत 13. 80 लाख रुपए से बढ़ाकर 
27 . 60 लाख रुपए कर दी गई थी ; 

और , जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के दस वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है। 
__ और , जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना 
अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप -नियम ( 5 ) के अन्तर्गत 
उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। 

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साबरकांथा चैरिटेबल ट्रस्ट , द्वारा डॉ. नवीन मोदी, मनोचिकित्सक , अवकार 
अस्पताल , खोदियार काम्प्लैक्स , डॉ. गांधी रोड, हिम्मत नगर -383001 ( गुजरात ) द्वारा साबरकांथा, उत्तरी गुजरात और राजस्थान के डूंगरपुर 
जिले में मंदबुद्धि ( मैन्टली रिटार्डिड ) बच्चों का स्कूल चलाने के लिए परियोजना अथवा स्कीम की अनुमोदित लागत अर्थात 27.60 लाख रुपए 
में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2004 -2005 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

... [ सं. 203 / 2005/ फा. सं. एन. सी. 270/ 11/ 2005 ] 

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 
2870 GI/ 05 

... (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II- Sec . 3 (ii )] 


NL 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd September, 2005 
. . S. 1387(E ).- Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue) pümber S.O . 839(E ), dated the 22nd November, 1994, issued under Sub - section (1) read with clause (b) 
of the Explanation to Section 35AC of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ), the Central Government had specified at 
serial number 7 , for Running of school for mentally retarded children at Sabarkantha, North Gujarat; and Dungarpur 
District of Rajasthan by Sabarkantha Charitable Trust , Clo Dr. Navin Modi, Psychiatrist, Avkar Hospital , Khodiyar 
Complex , DI Gandhi Road , Himmat Nagar -383001, (Gujarat) as an eligible project or scheme for a period of one year 
beginning with assessment year 1995 - 1996 which was extended further vide notification number S .O . 825 (E ) dated the 
29th September, 1995 for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 1997 which was extended further 
vide notification number S .O . 865 (E ), dated the 12th December, 1997 for a period of three years beginning with 
assessment year, 1999 - 2000 and which was extended further vide notification number S .O . 925 (E ), dated the 20th 
September , 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002 -2003 ; 

And , whereas, by notification number S .O . 413 ( E ), dated 15th May, 1998 , the estimated cost was enhanced 
from Rs. 4 .60 lakhs to Rs. 13 . 80 lakhs and which was amended further vide notification number S . O . 743 ( E ) dated 
10th September , 1999 , the estimated cost was enhanced from Rs. 13 .80 lakhs to Rs. 27 ,60 lakhs ; 

And , whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond ten years, 

And , whereas, the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the 
said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of 
the Income -thx Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by Sub - section (1) read with clause 
(b ) of the Explanation to Section 35AC of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project 
for running of school formentally retarded children at Sabarkantha, North Gujarat, and Dungarpur District of Rajasthan , 
which is being carried out by Sabarkantha Charitable Trust , Clo . Dr. Navin Modi, Psychiatrist, Avkar Hospiral, Khodiyar 
Complex, Dr GandhiRoad , Himmat Nagar -382001 , (Gujarat) without any change in the approved costie. Rs. 27.60 lakhs, 
as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2004 - 2005. 

[No . 203 /2005/F. No. NC -270 /11/ 2005) 
SUNIL CHANDER SHARMA, Dy . Secy. (National Committtee ) 


शद्धिपत्र 

the famil, 23 fHaap , 2005 
71. . 1388 ( 37 ). - GLC 25 H5, 2005 Ral 775947, 349TERM , II, QUE 3, 39 - 645 ( ii ) ☆ yourga , 
4485 Firlsthile, Mate 10 ( TTa fayr ) feria 257 , 2005 H 3TH I H . 21, 391. 718 ( 37 ) # 78 23 Jf 8 ☆ 
" 2004 - 2005 og forte " 2005 -2006 " TEI 

[ #1. 204 /2004/ 47. F . .Ft. 270 / 11 / 2005 ] 
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


CORRIGENDUM 

New Delhi , the 23rd September, 2005 
S . O 1388 (E ). In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue ) 
number 5 .0 . 718 (E ) dated the 25th May, 2005 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub 
section (ii ) dated 25th May, 2005, in page 23 , in line 8 for “ 2004 -2005 ” read “ 2005 - 2006 " . 

[No. 204 /2004/F.No. NC- 270 /11/2005 ] 
SUNIL CHANDER SHARMA , Dy. Secy. ( National Committtee ) 


Prizid do the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


